निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 916 ) पटना, बुधवार , 19 अक्तूबर 2016 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

19 अक्तूबर 2016 
सं० 1 / स्था०( ले०से०) - 28 / 2016 - 8227 / वि० – श्री राजीव कुमार गुप्ता, कोषागार पदाधिकारी, सारण ( छपरा) 
द्वारा छपरा कोषागार में जे०जे० परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, मशरक द्वारा प्रस्तुत विपत्रों को पारित होने में 
बिलम्ब होने एवं राशि की मांग किये जाने संबंधी शिकायत प्रभावित कर्मियो द्वारा दूरभाष पर सचिव (व्यय ) से की गयी 
थी , जिसकी पुष्टि हेतु जाँच करायी गयी । जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारियों द्वारा शिकायत को सही पाया गया । 
आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने के कारण श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक - 7298 दिनांक 14. 09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण 
पूछा गया और उन्हें एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया । निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त 
नहीं होने पर इन्हें विभागीय पत्रांक - 7867 दिनांक 03. 10. 2016 द्वारा स्मारित किया गया एवं उन्हें दो दिनों के अन्दर 
स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया । यह पत्र ई - मेल द्वारा भेजा गया । उनके द्वारा ससमय स्पष्टीकरण 
समर्पित नहीं किया गया , जिसके फलस्वरुप इन्हें बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील नियमावली , 2005 
के नियम - 9(1 ) ( क ) के अंतर्गत इन्हें तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबित अवधि में श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 
के नियम - 10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन अवधि में श्री गुप्ता का मुख्यालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है । 
4. इसमें माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार , पटना अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश, 

जयन्त कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 916-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


